निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 कार्तिक 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 719 ) पटना, सोमवार , 25 अक्तूबर 2010 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

4 जून 2010 
सं0 22 / नि०सि० ( गया ) - 17ए0 - 05 / 2008 / 857 — श्री अमरेन्द्र कुमार अमन , आई0 डी0 सं0 - 3483 
अधीक्षण अभियन्ता, निलंबित सम्प्रति मुख्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना में पदस्थापित को 
विभागीय अधिसूचना सं0 - 223, दिनांक 1 अप्रील 2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली के नियम - 9 के अन्तर्गत निलंबित करते हुए उक्त नियमावली के नियम - 17 के तहत विभागीय कार्यवाही 
प्रारम्भ की गयी है । 

इसी क्रम में श्री अमन, अधीक्षण अभियन्ता, निलंबित द्वारा विभाग में अभ्यावेदन समर्पित करते हुए जीवन 
निर्वाह भत्ता की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है । श्री अमन से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी एवं 
समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग - 4 की कंडिका 10 (1 ) 
के तहत तत्काल देय 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता को बढ़ाकार 75 प्रतिशत देने का निर्णय लिया गया है । 

उक्त के आलोक में श्री अमन को देय जीवन निर्वाह भत्ता को मई 2010 से 50 प्रतिशत से बढ़ाकार 75 
प्रतिशत किया जाता है । 
उक्त निर्णय श्री अमन को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शशि भूषण तिवारी , 
सरकार के उप - सचिव 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 719-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


